निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 452 ) 


21 ज्येष्ठ 1935 ( AO ) 
पटना , मंगलवार , 11 जून 2013 


सं० 1स्था / विविध - 23 / 12( खण्ड ) 1295 

नगर विकास एवं आवास विभाग 


2 


4 


संकल्प 

31 मई 2013 
विषय: - बिहार शहरी आधारभूत सरंचना विकास निगम लिमिटेड ( BUIDCO ) में पदों के सृजन के संबंध में । 

नगर विकास एवं आवास विभाग के तत्वाधान में बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड का 
गठन मंत्रिपरिषद् के दिनांक 10.02.09 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में विभागीय संकल्प संख्या 428, 
दिनांक 17.02.09 द्वारा किया गया है । बुडको में प्रारंभ में मंत्रिपरिषद् द्वारा 65 पदों का सृजन किया गया था जो 
निर्णयानुसार संविदा के आधार पर भरे जाते हैं । 

2. मंत्रिपरिषद के दिनांक 16.05. 2013 की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में बिहार शहरी आधारभूत 
संरचना विकास निगम लिमिटेड ( BUIDCO ) में संविदा / प्रतिनियुक्ति के आधार पर निम्नलिखित पद सृजित किये 
जाते है: 
क्र० नवसृजित पदो 

प्रस्तावित वेतन 
पद का नाम 

शैक्षणिक योग्यता 
सं० की संख्या 

( रू० में ) 
3 

5 
महाप्रबंधक (वित्त ) 

चार्टड एकाउन्टेंट के साथ 10 वर्षों 
( संविदा पर) का कार्यानुभव के साथ एम . बी . ए. 70, 000 प्रतिमाह 

(वित्त ) को प्राथमिकता । 
परियोजना निदेशक 

बिहार सरकार में कार्यरत सिविल । 

| बिहार सरकार के कर्मियों के 
( प्रतिनियुक्ति ईंजिनियरिंग स्नातक के साथ । 

लिए लागू पे बैण्ड + ग्रेड पे 
अथवा संविदा आधारभूत संरचना विकास कार्यो 

एवं प्रतिनियुक्ति भत्ता 
पर ) में 10 वर्षों का कार्यानुभव । 

नियमानुयार लागू होगा । 

( संविदा पर 50,000 प्रतिमाह ) 
3. उप परियोजना 

22 सिविल ईंजिनियरिंग स्नातक के 
निदेशक ( संविदा पर ) साथ आधारभूत संरचना विकास 

कार्यो में 5 वर्षों का कार्यानुभव । 40,000 प्रतिमाह 
परियोजना प्रबंधन में अनुभव प्राप्त 

को प्राथमिकता । 


01 


03 


क्र० 
सं० 


पद का नाम 


प्रस्तावित वेतन 

( रू0 में ) 


कम्पनी सचिव 


40 ,000 प्रतिमाह 


बिहार गजट ( असाधारण ), 11 जून 2013 
नवसृजित पदो 

शैक्षणिक योग्यता 
की संख्या 
3 

4 
01 कम्पनी सचिव के साथ 3 वर्षों का 
( संविदा पर ) कार्यानुभव विशेष रूप से बिहार 

राज्य में किसी भी पी . एस. यू. के 
साथ काम करने के अनुभव । एल. 

एल. बी .डिग्री वांछनीय । 
01 एल. एल. बी . कम - से - कम 5 वर्षो 
( संविदा पर ) ____ का कानूनी निगम के रूप में । 

अच्छी तरह से कॉर्पोरेट मामलों के 
विशेषज्ञ ज्ञान के साथ परियोजना 
के कार्यान्वयन से संबंधित पहलुओं 

से निपटने में अनुभव । 
28 


प्रबंधक (विधि ) 


30 ,000 प्रतिमाह 


कुल - 


11, 70 ,000 प्रतिमाह 


3. क्रमांक 1, 3, 4 एवं 5 तक संविदा के आधार पर तथा क्रमांक 2 प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा के आधार पर 
भरे जायेंगे । 

4. उपर्युक्त पदों पर नियोजन में राज्य सरकार के आरक्षण अधिनियम ( समय - समय पर यथा - संशोधित ) के 
प्रावधान लागू होंगे । 

5. प्रस्तावित पदों पर होने वाले वेतन आदि के खर्च को वहन करने में बुडको सक्षम है । खर्च का वहन 
बुडको के सेंटेंज व कंटिजेंसी मद पर भारित होगा । 

आदेश: - आदेश दिया जाता है कि इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा 
इसकी प्रतियाँ सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / राज्य अभिलेखागार / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी 
को भेजी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

डा . राजीव कुमार , 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 452- 571 + 500 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih . nic. in 


